सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 ज्येष्ठ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 477 राँची, सोमवार, 


17 जून , 2019 ( ई ०) 


श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग 


अधिसूचना 
6 जून , 2019 


अधिसंख्या -2 / स्था.श्र.नि.प्र.( सामान्य )-18-25/ 2018 श्र ०नि०-923-- श्रम सेवा ( सामान्य ) के श्री 
अजित कुमार पन्ना , संयुक्त श्रमायुक्त, झारखण्ड, राँची को वेतनमान -पी ०बी०-IV 37400-67000 /- ग्रेड 
पे .-8700 /- ( सप्तम् पुनरीक्षित वेतनमान में लेवल-13 में समाहित ) को अपर श्रमायुक्त वेतनमान 
पी 0 बी0-IV 37400-67000/- ग्रेड पे.-8900/- ( सप्तम् पुनरीक्षित वेतनमान में लेवल-13 A में समाहित ) 
के पद पर में नियमित प्रोन्नति दी जाती है । नवपदस्थापित स्थान पर पदभार ग्रहण की तिथि से 
वित्तीय लाभ देय होगा । 


अधिसंख्या -2 / स्था.श्र.नि.प्र.( सामान्य )-18-25/ 2018०नि०-924-- श्रम सेवा ( सामान्य ) के श्री 
उमेश प्रसाद सिंह, संयुक्त श्रमायुक्त , झारखण्ड, राँची को वेतनमान पी0 बी0-IV 37400-67000/- ग्रेड पे. 
8700 /- ( सप्तम् पुनरीक्षित वेतनमान में लेवल-13 में समाहित ) को अपर श्रमायुक्त वेतनमान- पी ०बी० 
IV 37400-67000/- ग्रेड पे.-8900 /- ( सप्तम् पुनरीक्षित वेतनमान में लेवल-13 A में समाहित) के पद 
पर में नियमित प्रोन्नति दी जाती है । नवपदस्थापित स्थान पर पदभार ग्रहण की तिथि से वित्तीय 
लाभ देय होगा । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 17 जून , 2019 
अधिसंख्या -2/ स्था.श्र.नि.प्र .( सामान्य) -18-25 / 2018 श्र ०नि०-925-- श्रम सेवा ( सामान्य ) के श्री 
श्याम सुन्दर पाठक , संयुक्त श्रमायुक्त (निदेशक ,न्यूनतम मजदूरी, झारखण्ड ) को वेतनमान- पी 0 बी o- IV 
37400-67000 /- ग्रेड पे.-8700/- (सप्तम् पुनरीक्षित वेतनमान में लेवल-13 में समाहित ) को अपर 
श्रमायुक्त वेतनमान- पी 0बी0-IV 37400-67000/ - ग्रेड पे -8900 /- ( सप्तम् पुनरीक्षित वेतनमान में 
लेवल-13 A में समाहित ) के पद पर में नियमित प्रोन्नति दी जाती है । नवपदस्थापित स्थान पर 
पदभार ग्रहण की तिथि से वित्तीय लाभ देय होगा । 


अधिसंख्या-2/ स्था.श्र.नि.प्र.( सामान्य )-18-25 / 2018 श्र ०नि०-926-- श्रम सेवा ( सामान्य ) के श्री प्रदीप 
रॉबर्ट लकड़ा,सहायक श्रमायुक्त ,धनबाद को वेतनमान- पी० बी०.Ill 15600-39100/ -ग्रेड पे.- 6600 
( सप्तम् पुनरीक्षित वेतनमान में लेवल-11 में समाहित) को उप श्रमायुक्त वेतनमान- पी ० बी o.III 15600 
39100 /-ग्रेड पे.-7600 ( सप्तम् पुनरीक्षित वेतनमान में लेवल-12 में समाहित) में नियमित प्रोन्नति दी 
जाती है । नवपदस्थापित स्थान पर पदभार ग्रहण की तिथि से वित्तीय लाभ देय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कंचन अंजलि मुण्डू , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 477 


50 


